PART I ) 


"HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 7, 1988 (TYST. 17 , 1910 SARA ) 


895 


HOME DEPARTMENT 


. 


The 27th May , 1988 
No. 6128/ D- 2. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land . described in 
the specifications below is needed by the Govert rrent, at public expcose, for a public purpose , 
namely , for the ccnstruction of Police Station tuilding of Jagadhri and family quarters for 
Police Staff posted at Police Station Jagadhri , tehsil Jagadhri , district Ambala , for which 
Haryana Government, Here Department, notification No. 19980 /D -2, dated the 25th September , 
1987 , under section 4 of tte Lind Acquisition Act , , 1894 , has been published, it is hereby declared. 
that the land descrited in the specifications below is reeded for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 
1894 , for the information of all to whom it may concern . 

The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , 
P, W.D ., B. & R. Branch, Ambala Cantt , District Ambala . 


॥ 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Khasra Nos. 


Area 


Bighas 


Biswas 


Ambala 


Jagadhri 


Garhi 
Mundon, 
H. B. 408 


11 Bighas 
and 13 
Biswas 


3 
4 


-11 

0 


11 
2 


11 


13 


( 2 Acres 3 Kanals and 8 Marlas) 


G. V. GUPTA , 


Secretary to Government, Haryana. 

Home Department , 

Chandigarh . 


गृह विभाग 


दिनांक 27 मई , 1988 


सं ० 6128/ डी०-2. - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि , 
सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात्, पुलिस थाना जगाधरी, तहसील जगाधरी , जिला अम्बाला , के 
भवन तथा पुलिस थाना , जगाधरी, के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वाटरों के निर्माण के लिए अपेक्षित है , जिसके लिये 
भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, गृह विभाग , प्रधिसूचना सं ० 19980/ 70-2 , 
दिनांक 25 सितम्बर , 1987, प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि मर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि , प्रर्षन कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग , भवन तथा सड़कें , अम्बाला छावनी , जिला 
अम्बाला , 

के कार्यालय में किया जा सकता है । 


896 


HARYANA GOVT GAZ , JUNE 7 , 1988 (JYST. 17, 1910 SAKA) 


IPAIT ) 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


प्राम 


क्षेत्रफल 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


वीचा 


विसवा 


अम्बाला 


जगाधरी 


3 


11 


11 वीघा 
13 दिसवा 


11 

2 


गड़ी 
मुन्डो , 
हदबस्स 
नं ० 408 


11 


13 


2 एकड़ , 3 कनाल और 8 मरला ) 


जी ० वी ० 

• गुप्ता , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 
गृह विभाग, चण्डीगढ़ । 


. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 26 मई , 1988 


क्रमांक 663-ज- ( 2) -88/17256.-- श्री उदय चन्द, पुत्र श्री रूप राम निवासी गांव व तहसील कोसली, जिला 
रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2( ए ) (1 ए ) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार की अधि 
सूचना क्रमांक 1033-ज-(2) -81/24409, दिनांक 15 जुलाई, 1981 द्वारा 300 रुपये वार्षिक को दर से जागीर मंजूर 
की गई थी । 


2 . 


अब श्री उदय चन्द की दिनांक 14 अप्रैल , 1987 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री उदय चन्द को विधवा श्रीमतो सुन्दर 
देवी के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 586-ज(2) -88/17261. - श्री शंकर लाल , पुत्र श्री विशम्बर दयाल, निवासी गांव बेरी, तहसील झज्जर, 
जिला रोहतक को पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए)( 1ए ) तथा 3( 1 ए) के अधीन सरकार को अधिसूचना 
क्रमांक 804-ज( 2) -80/26624, दिनांक 5 अगस्त , 1980 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई 
थी । 


2. अब श्री शंकर लाल की दिनांक 19 अक्तूबर, 1987 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री शंकर लाल की विधवा श्रीमती शान्ति देवी 
के नाम खरीफ , 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 621 -ज(2)-88/17266. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1) (ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती अनकौर विधवा श्री चन्दगी राम , गांव बलकारा, तहसील दादरी, जिला 
भिवानी को खरीफ 1968 मे रबी 1970 तक 100 रुपये वाषिक , खरीक 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार जागीर सहर्ष प्रदान करते हैं । 


